रजिस्ट्री सं . डी . ( डी . एम . )- 72 


REGISTERED No. D . ( D . N.)-72 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II .. खण्ड - उप - दण्ड (i ) 
PART II - - Section 3 ~- Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 94 
No. 94] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 1984/ चैत्र 10, 1906 
NEW DELHI , FRIDAY, MARCH 30, 1984/ CHAITRA 10, 1906 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के परे 

रखा जा सके 
Separate Payingsghen to this Part in order that it may be alled as a separata 

conpilation 
--- - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - 
ऊर्जा मंत्रालय 

जो राशि पाती हो : 
(विद्युत विभाग ) 

परन्तु किसी भी परिसंपत्ति के संबंध में अवक्षयण का 
अधिसूचनाएं 

अंशदान विहित अवधि की समाप्ति पर अथवा अब बोर्ड द्वारा 

परिसंपस्ति का उपयोग करना बन्द कर दिया जाता है, जो भी 
नई दिल्ली , 30 मार्च, 1984 

पहले हो , बन्द कर दिया जाएगा । 
साका०नि० 244 ( अ ) ~~-वेन्द्र सरकार , विद्युत ( प्रदाय ) 2 . अवक्षयण के सिद्धान्तों की अवधि : --- ये सिद्धान्त अप्रैल, 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 54 ) की धारा 68 की उपधारा 1984 के पहले दिन को शुरू होने वाले और 31 मार्च , 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए, प्राधिकरण से 

1985 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अवक्षयण 
परामर्श करने के बाद एतद्वाग यह अधिसूचित करती है कि के प्रसारण पर लागू होगे । 
मोर्ड अवक्षयण के लिए ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा , जो 

स्पष्टीकरण :--- इम अधिसूचना में " विहित अवधि से अभिप्रेत 
निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार संगणित की जाएगी , 
प्रर्थात् : --- 

( क ) उम परिसंपत्ति के संबंध मे जो बोर्ड को अपने 
1. बोर्ड द्वारा अवक्षयण की व्यवस्था करना : --- ( क ) बोर्ड कारोबार में उपयोग के लिए विद्युत ( प्रदाय ) संशोधित 
अवक्षयण के लिए ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा जो अधिनियम , 1966 ( 1966 का 30 ) के लागू होने से पूर्व 
अवक्षयण की स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार संगणित की उपलब्ध हुई थी , अर्थात् इस अधिसूचना की अनुसूची में 
जाती है , अर्थात ऐसी परिसंपत्तियों के संबंध में विहित बताए गए वर्षों की संख्या को उतने वर्षों तक घटा दिया जाए 
अवधि तक बोर्ड की बहियों में बढ़े खाले डाली गई जहां तक वह परिसंपत्ति प्रयोग की गई या प्रयोग करने के 
और अपास्त कर दी गई राशि को हिसाब मे लेने के पश्चात् योग्य रही थी , इन वर्षों को उम वर्ष के बाद के वर्ष के 
परिमंपलियों को मुल लागत के 90 प्रतिशत द्वारा भाग करके प्रारम्भ से गिना जाए जिसमें वह परिसंपत्ति बोर्ड को प्राप्त 
1643 GI /83 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA · EXTRAORDINARY 


[PART II -- SEC. 3(i) 


हई थी तथा इस अधिनियम के लाग किए जाने पर या उसके 
बाद में समाप्त होने वाले वर्ष के अन्त तक , अभिप्रेत है । 


__ - 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- - --- 


--- 


-- - - - - - - - - - - -- - 


- -- - 


( 1 ) अन्य किसी परिसंपत्ति के संबंध में , वर्षों की संख्या 
या अवधि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट है । 

अनुसूची 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


-- 


आस्ति का वर्णन 


वर्षों की संख्या या 

अवधि 


1 


- - 


- - 


- - - - - - - 


- 


- - - 


- - - - - - - 


- -- - 


- - 


- -- - - - - - - - - - 


-- - - 


- - - - - 


बीस 
पन्द्रह 


दस 


पैतीम 


( 3) जिसमें जल विद्युत जनन संयंत्र हो पैतीस 
( 4) अस्थाईनिर्माण जैसे काष्ट संरचनाएं पांच 
( 5 ) कच्चे मार्गों में भिन्न मार्ग एक सौ 
( 6 ) अन्य 

पचास 
( 3 ) ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर (कियोस्क ) 

उप स्टेशन उपस्कर और अन्य नियत 
साधित ( जिसके अन्तर्गत संयंत्र 
आधार भी हैं ) : - - 
( 1 ) 100 किलोवाट एम्पियर पैतीस 

और उससे अधिक की क्षमता 
वाले ट्रांसफार्मर ( जिसके 

अन्तर्गत प्राधार भी है । ) 
( 2 ) अन्य 

पच्चीस 
( च ) स्विगियर, जिसके अन्तर्गत केवल 
कनेक्शन भी है : -- - 

बीस 
( चच ) ताडेल प्रगाही :---- 

( 1 ) स्टेशन टाइप 
( 2 ) पोल टाइप 

( 3 ) तुल्यकाली संधारित्र पैतीस 
( छ ) बैट्रियां 

वस 
( ज ) ( 1 ) भूमिगत केबलें जिनके 

अन्ससंधि बाक्स चालीस 
( 2 ) केबल डक्ट प्रणाली 
( स ) उपरीली लाइनें , जिनके अन्तर्गत 

टैक भी हैं : - - 
( 1 ) 66किलोवाट से उपचतर पैतीस 

नामीय वोल्टताओं पर प्रधा 
लन करने वाले सविरचित 

इस्पात टैकों पर लाइनें 
( 2) 13. 2 किलोवाट से उच्च- तीस 

तर किन्तु 66 किलोवाट से 
अनधिक नामीय वोल्टतामों 
पर प्रचालन करने वाली 

इस्पात टैकों पर लाइनें 
( 3 ) इस्पात या प्रबलित कंक्रीट पच्चीस 

टैकों पर लाइने 
( 4 ) अभिऋयित काष्ट टैकों पर बीस 

लाइने 
( अ ) मीटर 

पन्द्रह 
( ट ) स्वनोदित यान 

सात 
( ठ ) स्थैतिक मशीन औजार 

बीस 


क . पूर्ण हक वाली स्वामित्वाधीन भूमि अनन्त काल 
ब . पट्टे के अधीन धारित भूमि : --- 
( क ) भूमि में विनिधान के लिए पट्टे की अवधि, या 

पट्टे के समनुदेश पर 

शेष अनवसित अवधि 
( ख ) स्थल की सफाई करने की स्थल की सफाई करने 
लागत के लिए 

की तारीख को पट्टे 

की शेष अनवसित अवधि 
ग. नई क्रय की गई मास्तियां : --- 
( क ) जनन केन्द्रों में संयंत्र और 

मशीनरी जिसके अन्तर्गत संयंत्र 
आधार भी है :--- 
( 1 ) जल -विद्युत 
( 2 ) वाष्प -विद्युत 

पनीम 
( 3 ) डीजल-विद्युत 

पन्द्रह 
( ख ) शीतलन टावर और परि-संचारी 
जल पद्धमि 

तीम 
( ग ) द्रवचालित संकर्म जो जल विद्युत पद्धति का भाग है , जिनके 

अन्तर्गत निम्नलिखिन भी है :-- - 
( 1 ) बांध अधिप्लव मार्ग, एक एक सौ 

सौ बंधिकाएं और नहरें , 
प्रवलित कंक्रीट प्रबनालि 

काएं और दावलांधिकाएं 
( 2 ) प्रवलित कंक्रीट पाइप चालीस 

लाइनें , और महोमिटैक , 
इस्पात पाइप -लाइनें , स्लुइम 
मैस, इस्पात महोमिटैक प्रदश 
बचालित नियंत्रण वाल्व 

और अन्य द्रवचालित संकर्म 
( घ ) स्थाई प्रकृति के भवन और सिविल 

इंजीनियरी संकर्म , जो ऊपर 
उल्लिखित नहीं किए गए है :---- 
( 1 ) कार्यालय और प्रदर्शन कक्ष पचास 
( 2 ) जिसमें ताप विद्युत जनन संयंत्र है तीस 


साठ 


भाग II - ह :(i) 


भारत को राजपत्र : माधारण 


2 


( 5 ) वातानुकुलन संयंत्र :---- 
( 1 ) स्थैतिक 

पन्द्रह 
( 2 ) सुबाहय 

सात 
( ढ ) ( 1 ) कार्यालय फर्नीचर और फिटिंग बीस 

( 2 ) कार्यालय उपस्कर दस 
( 3) आतरिक तार लगाना पन्द्रह 

जिसके अन्तर्गत फ़िटिंग और 

साधिन भी है 
( 4 ) सड़क प्रकाश फ़िटिंग 
( ण ) भाई पर दिए गए साधिन : -- 
( 1 ) मोटरों से भिन्न 

सात 
( 2 ) मोटरें 

बीम 
( त ) संचार उपस्कर : 
( 1 ) रेडियो तथा उच्च आवृत्ति पन्द्रह 

वाहक पति 
( 2) टेलीफ़ोन लाइनें और बीस 17 

टेलीफ़ोन 
प . पूर्व प्रयुक्त क्रय की गई आस्तियां ऐसी युक्तियुक्त अवधि , 

और ऐसी आस्तियां जिसके लिए जो राज्य सरकार 
इस अन सभी में अन्यथा उपबन्ध स्वामी द्वारा आस्तियों 
नहीं किया गया है 

के अर्जन के समय 
उनके समय और दशा 
को ध्यान में रखते हुए, 
प्रत्येक मामले में अब 
धारित करे । 


2. Period of application of the principles of depreciation :-- - 
Those principles shall apply to the charging of depreciation for 
the accounting year commencing on the 1st of April , 1984, and 
onding on 31st March , 1985. 

Explanation : - In this notification, " Proscribed period 
means.- - 
(a ) In rolation to an asset which became available to tho 

Board for its use in its business before the commonco 

ment of the Electricity ( Supply) Amendment Act , 1966 
( 30 of 1966 ), means tho number of years as defined in 
the schedule to this notification roducod by the number 
of yoårs during which such asgot was used or capablo 
of being used , such years being computed from tho 
beginning of the year next following that in which 
the assot bocano so available to the Board and upto 
the end of the year ending on or after such commence 

inent. 
( b ) In relation to any other asset , the number of years or 
period specified in tho said Schedule, 

SCHEDULE 


Description of Assot 


Number of years or 
period 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


[ स० 25/ 9/ 82 - डी ( एस ई बो ) ] 


MINISTRY OF ENERGY 
( Department of Power ) 

NOTIFICATIONS 

Now Delhi, tho 30th March , 1984 
G. S. R. 244 ( E ): - In oxerciss of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of soction 68 of the Electricity (Supply ) Act, 
1948 ( 54 of 1948 ), the Central Government , aftor consultation 
with the Authority , horęby notifilas that the Board shall provide 
for depreciation such sum as is calculatod in accordince with 
tho following principles , Dainoly : 

1. Providing of depreciation by Board: -- The Roard shall 
provido for dopreciation such suin as is calculatod in accordance 
with tho straight line mothod of depreciation , that is to say , 
such an amount as is arrived at by dividing ninety percent of 
the original cost of the assets, aftor taking into account the sum 
already written off and set- aside in the books of tho Board , by 
the proscribod period in respoct of such assets : 

Provided that the contribution in rospect of any asset to 
deprociation shall coase at the end of the proscrihed period or 
whou the assot ceases to be used by tho Board whichever is 
oarlier , 


2 

- - - - - - 
A . Land owned under full titlo. Infinity 
B. Land held under lease : 
(a ) for investmont in the land The period of the loase 

or the period romain 
mug unoxpired on tho 

assignmont of the lease 
(b ) for cost of cloaring sito The period of the lease 

romaining unoxpired 
at tho dato of clearing 

the site . 
C . Assets purchased new :--- 
( a ) Plant and machinery in gener 

ating stations including Plant 
foundations : 
(i) hydro - olectric 

Thirty -five . 
( ii ) stoain -olecric 

Twenty -five . 
( iii) diesel- electric 

Fifteen. 
(b ) Coling towors and circulat 
ing water systems 

Thirty 
(c) Hydraulic works forming 

part of a Hydro -elocrtic sys 
tom , including : 
(i) dams, spilways, weirs, 

canals reinforcod con 

crete fiumes & syphones One hundred . 
( il) roinforced concreto pipe . 

lines & surge tanks, steel 
pipelines , sluice gates , 
stool surgo tanks, hy 
draulic control valves 
& other hydraulic 
works 

Forty. 
( 1) Buildings & Civil onginoering 

works of a permanent cha 
racter notmentioned above : 
(1) Officos & showroims Fifty . 


THE GAZETTE OF INDIA · EXTRAORDINARY 


[ PART II - - SEO . 3 


( iv ) stroot-light fittings Fifteen . 
( o) Apparatus lot on hiro : 
(i) Othor than motors 

Savon , 
(ii ) Motors 

Twenty . 
(p ) Communications equipment : - - 

(i) Radio and high frequen 
cy carrier system 

Fiftcon. 
(li) Telephone lines and 
· tolephones 

Twonty . 
D . Assots purchasod socond -hand Such roasonablo period 

and assots not otherwise provided as the State Govern 
for in this Schodulo 

ment dotermines in 
ouch caso having ro 
gard to tho nature , 
ago and condition of 
tho asset at the timo 
of its acquisition by 
the owner. 


(ii) containing thermo 

eloctric generating plant Thirty , 
( iii ) containing hydro - elec 

tric generating plant Thirty - five . 
(iv) temporary erection, such 

as wooden structuros __ Five. 
( v) roads other than kutcha 
roads 

One hundred . 
( vi ) others 

Fifty . 
(6 ) Transformers , transformor 

(kioska), sub - station equip 
mont & othor fixed apparatus 
(including plant foundation) : - -- 
(i) transformers (including 

foundations ) having a 
rating of 100 kilovolt 

amperes and over Thirty- live . 
(ii ) others 

Twenty - five . 
(f ) Switchgear , including 
cablo connections 

Twenty. 
( ff ) Lightning arrestors : 
( i) Station type 

Twenty . 
( 1 ) Pole type 

Fiftoon 
(ii ) synchronous condensers Thirty-five. 
(9) Battorios 

Ten. 
( h ) (i) Underground cables in 

cluding joint boxes & 
disconnocting boxes 

Forty 
( ii ) Cables duct • system 

Sixty . 
(i) Overhoad lines includ 

ing supports : 
(i) Lines on fabricated 

stool operating at 
nominal voltago 
higher than 66 
kilovolts 

Thirty - fivo. 
( ii ) linos on stool sup 

ports oporating at 
nominal voltages , 
higher than 13 . 2 
kilovolts , but not 
oxceeding 66 kilo 
volts 

Thirty. 
( lii) lines on stool or roin . 

forced concreto supports Twonty - fivo. 
( iv) Ilgas on treated wood 
supports 

Twenty . 
( i) Meters 

Fiftoon . 
(k) Solf -propellod vehicles Soven . 
(i) Static machine tools : Twenty . 
(m ) Air -conditioning plant : 
(i) Static 

Fifteen. 
( ii ) Portable 

Soven . 
(n ) (1) Ofico furniture & fitt 

Twonty . 
(ii ) office oquipment 
( iii) intornal wiring includ 

ing fittings & Appa tus Fifteen. 


[ No. 25/ 9/ 82- D (SEB)] 
सा०का०नि० 245( अ ) : केन्द्रीय सरकार , विद्युत 
प्रदाय अधिनियम , 1948 ( 1948 का 54 ) की छठी अनुसूची 
के पैरा 6 के उपपैरा ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात्, यह अधि 
सूचित करती है कि अनुज्ञप्तिधारी अवक्षयण के लिए ऐसी 
राशि की व्यवस्था करेगा, जो निम्नलिखित सिद्धान्तों के 
अनुसार संगणित की जाएगी, अर्थात् : 

1. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अवक्षयण की व्यवस्था करना : 
( क ) अनुज्ञप्तिधारी अवक्षयण के लिए 

( 1 ) ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा, जो यदि समस्त 
विहित अवधि के दौरान प्रतिवर्ष अपास्त कर दी जाती है , 
जिसका 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज संषय 
किया जाता है, तो विहित अवधि की समाप्ति पर , उपक्रम की 
बहियों में पहले बट्टे- खाते डाली गई अथवा अपास्त कर दी 
गई राशि को हिसाब में लेने के पश्चात् अपास्त की मूल 
लागत के नब्बे प्रतिशत के बराबर राशि हो जाएगी । संचित 
अतिशेष पर वार्षिक ब्याज, राजस्व में से और वार्षिक वृद्धि 
निक्षेप में से खर्च के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा, या 

( 2 ) किसी राशि की व्यवस्था की जाएगी , जो विहित 
अवधि से , आस्ति की मूल लागत के नब्बे प्रतिशत को स्व 
भाजित करके निकलती है, परन्तु यदि किसी अनुशप्तिधारी 
ने , विद्युत (प्रदाय ) संशोधन अधिनियम , 1978 ( 1978 का 
23 ) के प्रारम्भ के पूर्व किसी विशिष्ट पद्धति का विकल्प 
ले लिया है तो वह एसी पद्धति का अनुसरण करता 
रहेगा । 

( ख ) यदि कोई नियत आस्ति चलन, अपर्याप्सत्ता , 
अतिरक या अन्य किसी कारणवश उपयोग के लिए उपलभ्य 
नहीं रह जाती है , ऐसी अनुज्ञप्तिधारी की बहियों में यह 
वर्णित किया जाएगा कि अब वह प्रयुक्त नहीं होती है और 


ings 


Ton . 


[ भाग II - 43 ३ ( i) 1 


भारत का राजपत्र : साभार 


- 


- 


- -- - - 


- - 


- - -- 


उसकी बाबत और अवक्षयण राजस्व मुद्दे प्रभार के रूप में 
अज्ञात नहीं किया जाएगा । 

( ग ) यदि उपक्रम की बहियों में कोई आस्ति , उसकी 
मुल लागत के 10 प्रतिशत या उससे कम तक कासित कर 
दी गई है , तो उस आस्ति की बाबत और अवक्षयण अनुशात 
नहीं किया जाएगा । 

( घ ) अवक्षयण की बकाया , विहित अवधि की शेष 
अबधि पर समीकृत संदायों द्वारा बढ़े- खाते डाली जा सकेगी । 


( ग ) द्रवचालित संकर्म को जल विद्युत 

पद्धति का भाग है,जिनके अन्तर्गत 
निम्नलिखित भो है :- -- 
( 1 ) बांध अधिप्लव मार्ग , बधि - एक सौ 

काएं , नहरे , प्रवलित 
कंक्रीट अवनलिकाएं और 

दाबलधिकाएं 
( 2 ) प्रवलित कंक्रीट पाइप लाइने पालीस 

और महोमि टैक, इस्पात 
पाइप लाइनें , स्लुइस गैस , 
इस्पात महामि ( टक ) , द्रव 
चालित नियंत्रण वाल्व और 
अन्य द्रवचालित संकम 


2. अवक्षयण की सिद्धान्तों के लागू होने की अवधि : -- 

ये सिद्धांत क्रमश: अप्रैल , 1984 के पहले दिन से आरम्भ 
होने वाले और मार्च, 1985 के 31वें दिन का समाप्त होने 
वाले लेखा वर्ष के अवक्षयण के सारणी को लागू होंगे । 

__ स्पष्टीकरण : - इस अधिसूचना में "विहित अवधि " से , 
इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट आस्तियों के संबंध 
में ऐसी आस्ति के संबंध में उसमें विनिविष्ट वर्षों की संख्या 
या अवधि , जो प्रत्येक दशा में , उस लेखा वर्ष के ठीक अगले 
लेखा वर्ष से आरम्भ होंगी , जिसमें कारबार में उपयोग के 
लिए विशिष्ट आस्ति उपलब्ध हुई थी , अभिप्रेत है । 


अनुसूची 


- - - 


- 


- - - - 


आस्ति का वर्णन 


वर्षों की संख्या या 

अवधि 


2 


( क ) पूर्ण हक वाली स्वामित्वाधीन भूमि अनन्त काल 
( ख ) पट्टे के अधीन धारिस भूमि -- - 
( क ) भूमि में विनिधान के लिए पट्टे की अवधि , या 

पट्टे के समनुदेशन पर 

शेष अनवसित अवधि 
( ख ) स्थल की सफाई करने स्थल की सफाई करने 
की लागत के लिए । की तारीख को पट्टे 

की शेष अनवसित 

अवधि । 
( ग ) नई क्रय की गई आस्तियां:---- 
( क ) जनन केन्द्रों में संयंत्र और 

मशीनरी ; जिसके अंतर्गत 

संयत्न भाधार भी है : 
( 1 ) जल -विद्युत 

पैतीस 
( 2 ) बाष्प-विद्युत 

पच्चीस 
( 3 ) डीजल विद्युत 
( ब ) शीतलन टावर और परिसंपारी तीस 

जल पद्धति 


स्थाई प्रकृति के भवन और सिविल 
इंजीनियरी संकर्म , जो ऊपर उल्लि 
खित नहीं किए गए हैं : -- 
( 1 ) कार्यालय और प्रदर्शन कक्ष पचास 
( 2) जिसमें ताप विद्युत जनन तीस 

संयंत्र है 
( 3) जिसमें जल विद्युत जनन पैतीस 

संयंत्र है 
अस्थाई निर्माण जैसे काष्ठ पांच 

संरचना 
( 5 ) कच्चे माल से भिन्न एक सौ 
( 6 ) अन्य 

पचास 
( उ ) ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कियोस्फ 

उपस्टेशन उपस्कर और अन्य नियत 
साधिन (जिसके अंतर्गस संयंत्र 
आधार भी है ) 
( 1 ) 100 किलोवाट एम्पियर पैतीस 

और उससे अधिक की क्षमता 
वाले ट्रांसफार्मर ( जिसके 

अन्तर्गत आधार भी है ) 
( 2 ) अन्य 

पच्चीस 
( च ) स्वीचगियर, जिसके अन्तर्गत केवल 

कनेक्शन भी है तड़ित प्रगाही -- 
( 1 ) स्टेशन टाइप तीस 
( 2) पोल टाइप । पन्द्रह 

( 3 ) तुल्यकाली संधारित पैतीस 
( 0 ) वैद्रियां 

दस 


पन्द्रह 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : ÉXTRAORDINARY 


[PART II - SEd. 3(i) 


( ज ) ( 1 ) भूमिगत केबलें जिनके अंत - चालीस 

सधि माक्स और वियोजना बाक्स 
भी है । 

( 2 ) केवल उक्ट प्रणाली साठ 
( झ ) उपरीली लाइनें , जिसके अंतर्गत 

टैक भी है : 
( 1 ) 66किलोवाट से उच्चतर नामीय पैतीस 

वोल्टताओं पर प्रचालन करने वाले 
संविरचित इस्पात टैकों पर लाइनें । 


पूर्व - प्रयक्त क्रय की गई आस्तियां और ऐसी युक्तियुक्त अवधि , 

ऐसी आस्तियाँ जिनके लिए इस जो राज्य सरकार , 
अनुसूची में अन्यथा उपबंध नहीं स्वामी द्वारा आस्तियों 
किया गया है । 

के अर्जन के समय 
उनके समय और दशा 
को ध्यान में रखते 
हुए प्रत्येक मामले में 
अवधारित करे । 

- - - - - - - - - - 
[ सं० 25/ 9/ 82- जी ( एस ई बी ] 
पी०एम० अहलुवालिया , संयुक्त सचिव 


( 2 ) 13 . 2 किलो वाट से उच्चतर किन्तु सीस 

66 किलोवाट से अनधिक नामीय 
बोल्टताओं पर प्रचालन करने वाली 
इस्पात टैंकों पर लाइनें 


सात 


( 3 ) इस्पात या प्रवलित कंक्रीट टैकों पर पच्चीस 

लाइन 
( 4) अभिक्रियित काष्ठकों पर लाइनें बीस 
( अ ) मीटर 

पन्द्रह 
( ट ) स्वनोदित यान 
( 8 ) स्थैतिक मशीन औजार 

बीस 
( ङ ) आसानुकूलन संयत्न 
1. स्थैतिक 

पग्रह 
( 2 ) सुबाहय 

सात 
( ब ) ( 1 ) कार्यालय फ़र्नीचर बीस 

और फ़िटिंग 
12 ) कार्यालय उपस्कर 
( 3) आन्तरिकतर लगाना जिसके पन्द्रह 

अन्तर्गत फ़िटिंग और 

साधित्र भी हैं 
( 4 ) सड़क प्रकाश फ़िटिंग 
( ण ) भाड़े पर दिए गए साधिन : 

( 1 ) मोटरों से भिम्म सास 
( 2 ) मोटरें 

बीस 


G . S .R . 245 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub 
paragraph (a ) of paragraph VI of the Sixth Schodule to the 
Electricity (Supply ) Act, 1948, (54 of 1948), the Central Govern . 
ment, after consultation with tho Authority, horoby notifies 
that the licenseo shall provide for dopreciation such sum as 
Is calculatod in accordance with the following principles , 
namoly : 

1 . Providing of depreciation by licensces : - (a ) the licensec 
shall provide for depreciation : 
(i ) Such an amount as would, if set aside annually through 

out the prescribod period and accumulated at compound 
interost at 4 per cent por annum , produce by the oad 
of the prescribed period an anjount oqual to ninety 
por cont of the original cost of the asset after taking 
into account tho sums alroady written of or set aside in 
tho books of the undertaking. Annual intorest on 
the accumulated balance will be allowed as an 
oxpongo from revenuo 29 woll as tho annual incre 

Imental deposit, or 
(ii) Such an amount as is arrivod at by dividing ninety 

percont of the original cost of the asset by the prescribod 
poriod : 

Provided , however that if a licensoo has already 
optod for a particular mothod before tho coinmenco 
mont of the Electricity (Supply ) Amendment Act, 
1978 ( 23 of 1978 ), ho shall continue to follow the same 

method. 
( b) Where any fixed assot ceases to be available for uso 
through obsolosconco , inadequacy , superfluity or for any 
othor roason , it shall be described in the books of the licensec 
as no longer in uso and on fruthor depreciation in rospoct 

thoreof shall be allowed as a charge against Tovenue . 
(c ) Whan any asset has boon writtou down in the books of 

tho undertaking to 10 percont or loss of its original cost , 
on furthor doprociation shall be allowed in respect of that 
assot . 


पन्द्रह 


( त ) संचार उपस्कर - 
( 1 ) रेडियो तथा उच्च आवृत्ति पन्द्रह 

बाहक पति 
( 2 ) टेलीफ़ोन लाइनें औरटेलोफोन बीस 


( b) Arrears of depreciation nray be written olf by equated 

paymonts ovor the remainder of the proscribed poriod . 
2. Poriod of application of the principles of deprociation 

Those principley shall apply to the charging of deprociation 
for the accounting yoar commencing on the 1st day of April, 
1984 and ending on tho 31st day of March , 1985 . 


[ 114 115 


3 (1) ] 


भारत का राजा : अमाधारण 


- ALTALE 


- TA 


Explanation - In this notification " prescribod poriod " 
means-In respect of assets specified in the scheduld 10 tliis 
notification , the number of years or poriod spocified thoroin , 
In relation to such assets running in each case from the beginning 
of the year of account noxt following that in which the parti 
cular asset bocame available for use in the business. 

SCHEDULE 


Description of asset 


Numbor of yoars or 

period 


A . Land owned under full title Infinity . 
B . Land hold under lease 
(a ) for in vostment if land The period of the leage 

or the period remain 
ing unoxpirod on the 
assignment of the 

lease . 
(b ) for cost of clearing gito The period of the loase 

remaining unexpirod 
at the date of clearing 

tho site , 
C . Assets purchasod new - - 
(a ) Plant and machinery in geno 

rating stations, including 
plant foundations 
(i) hydro -olectric 

Thirty- fivo, 
( ii ) steam -olectric 

Twonty- fivo. 
(iii ) diesel-electric 

Fifteon . 
(b ) Cooling towers and circulat- Thirty . 

ing water systems, 
(c ) Hydraulic works forming 

part of a hydro electric sys 
tom including 
(i) dams, spilways, weirs , One hundred . 

canals , reinforced con 

crete flum s & syphons. 
( li ) reinforced corcroto Forty . 

pipelines and surge 

Tanks, steel pipelins, 
sluice gates , steel surge 
( tanks ) hydraulic r on 
trol valves & other hy 

draulic works. 
( d ) Buildings and civil engineer 

ing works of a permanent 
character , not mention d 
above . 

(D) Offices & showroom 
( ii ) containing thermo-tlac - Thirty 

tric generating plant 
(ii) containing hydro -el- c - Thirty -five 

tric generating plant 
(iv ) temporary erection such Five 

As woodon structures 
(v ) roails other than kutcha One hundred 

roads. 
( vi) others 


apparatus ( including plant 
foundations) 
(1) transformers ( including Thirty - five 

foundatiors) having a 
rating of 100 kilovolt 

amperes and over . 
(ii) Others 

Twenty -Ave 
(f) Switchgear , including cable Twenty 

connections 
( ff) lighting arrestors 
(i) station type 

Twenty 
( ii ) Polo type 

Fifteen 
(ii) synchronous conden - Thirty - fivo. 

sers . 
(8 ) Batteries . 

Ten , 
(h ) (i) Undorground Cablo In - Forty 

cluding joint boxos and 

disconnected boxos , 
( ii ) Cable duct system . Sixty . 
(1) Overhead linos , including Thirty -fivo. 
supports 
(i) lines on fabricated stoel Thirty - five, 

supports oporating at 
nominal voltagos higher 

than 66 Kllovolts. 
(il) lines on stoel gupports Thirty , 

oporating at nonnal yol 
tagos, higher than 13 . 2 
Kilovolts but not ex 

cceding 66 Kilovolts. 
(iii ) lines on steel or rela - Twenty - fivo . 

forced concrete supports 
( iv ) lines on troated wood Twenty . 

Supports . 
6 ) Meters . 

Fiftoon . 
(k ) self -propelled vehicles. Seven . 
(1) static machine tools. 

Twonty . 
(m ) Air conditioning plant 
(i) Static . 

Fiftoen , 
(ii) Portable . 

Sovon , 
(n ) (i) Office furniture & fittings Twonty . 

( ii ) Office equipmont . Ton . 
(iii ) internal wiring , includ . Fifteen . 

ing fittings & apparatus. 
(iv ) Stroet- light fittings . Fiſtoon , 
(0 ) Apparatus let on hire 

(i) other than motors Seven . 
(ii) motors . 

Twenty , 
(p) Communication equipment 

(i) Radio and high fro - Fiftoon . 

quency carrier systom . 
( ii ) Tolephone lines and Twonty . 

telophones . 
D . Assots purchased socond hand Such roasonablo period 

and assets not otherwiso provided as the State Govern 
for in this Schedule , 

ment dotorminou in 
each case having ro 
gard to the naturo , 
age and condition of 
tho assot at the time 
of its acquisition by 
the owner , 


Fifty 


Fifty 


(0 ) Transformers, transformer 

(Klosk ), sub -stations equir 
ment 10 and other fixed 


[No . 25 /9 /82 -D (SEB )} 
" P , M . AHLUWALTA , Jt. Socy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT , OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLO OF PUBLICATION , N - 110054 , 1964 


